छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग /09/ 2013-2015 . " 


"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान (बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से . भिलाई. दिनांक 
30-05-2001. " 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ 


राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 910 ]] 


रायपुर, सोमवार , दिनांक 30 दिसम्बर 2019 


पौष 9, शक 1941 


उच्च शिक्षा विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 26 दिसम्बर 2019 


अधिसूचना 


क्रमांक एफ 1-1 / 2017 / 38-1.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को 
प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल , एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा, राजपत्रित ) भर्ती 
नियम, 2019 में निम्नलिखित और संशोधन करते है, अर्थात् 

संशोधन 
उक्त नियमों की अनुसूची तीन में , 
सरल क्रमांक -3 में , कॉलम ( 5) में , 
( एक ) पैरा (क ) में , शब्द " स्नातकोत्तर उपाधि स्तर में संबंधित " के पश्चात्, शब्द एवं चिन्ह " संगत / सह " अंतःस्थापित 

किया जाये । 
पैरा ( क ) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् 
(कक ) संगत / सह -विषयों को भर्ती के समय आयुक्त, उच्च शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा, समय - समय 

पर, मान्यता दी जा सकेगी । " 
यह संशोधन , दिनांक 16 जनवरी, 2019 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त होगा । 


( दो ) 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

जी.एल.सांकला, उप - सचिव. 


1819 


1820 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2019 


अटल नगर, दिनांक 26 दिसम्बर 2019 


इस 


क्रमांक एफ 1-1 / 2017 / 38-1.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण 

में 
विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26-12-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा 
प्रकाशित किया जाता है । 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

जी.एल.सांकला, उप - सचिव. 


Atal Nagar , the 26th December 2019 


NOTIFICATION 


No. F 1-1/2017 /38-1.- In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the 
Constitution of India , the Governor of Chhattisgarh , hereby, makes the following further amendments in the 
Chhattisgarh Educational Service (Collegiate Branch ) Recruitment Rules, 2019, namely : 

AMENDMENT 


In Schedule III of the said rules, - 


In Serial no . 3 , in column (5 ), 


(i) 


(ii) 


in paragraph ( A ), after the words " at the Master degree level in a relevant subject" , the words and 
symbol " releted /Allied " shall be inserted . 
after paragraph ( A ), the following shall be added , namely : 
"( aa) Relevant/Allied subjects may be recognized , from time to time, by the Commissioner, Higher 

Education and Department of Higher Education , at the time of recruitment." 


This amendment shall come into force with retrospective effect from the 16 January , 2019 . 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 

G.L.SANKLA , Deputy Secretary . 


। 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019. 


